सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 वैशाख , 1940 ( श० ) 
17 मई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 507 


राँची, गुरुवार 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
25 अप्रैल, 2018 


संख्या- 4/ स्था .पद.-02- 03 / 2015 का .- 2782-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , चाईबासा सदर , 


पश्चिमी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित श्री कुमार नरेन्द्र नारायण, झा०प्र०से० ( द्वितीय सीमित बैच , 
गृह जिला- लोहरदगा) को स्थानांतरित करते हुए इनकी सेवा अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 17 मई , 2018 


संख्या- 4/ स्था .पद.-02-03 /2015 का .- 2783 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद पर 


पदस्थापित श्री सुनील कुमार सिंह , झा०प्र०से० ( चतुर्थ सीमित बैच , गृह जिला - राँची) को स्थानांतरित 
करते हुए इनकी सेवा अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु 


ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


2. 


सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से संबंधित विभाग में योगदान सुनिश्चित करेंगे । 


3. 


सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की कार्रवाई 


तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 507 -- 50 


